निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 आषाढ़ 1938 ( श0 ) 
( सं0 पटना 608) पटना , वृहस्पतिवार , 21 जुलाई 2016 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचनाएं 

20 जुलाई 2016 
एस0ओ0 161, दिनांक 21 जुलाई 2016 — चूँकि गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना संख्या - बी0 / पु० 
फायरिंग (बगहा) - 02 / 2013 - 5860 दिनांक 04.07.2013 द्वारा लोक महत्व के विषय अर्थात 24 जून 2013 को राजस्व 
जिला पश्चिम चम्पारण के बगहा पुलिस जिलान्तर्गत नौरंगिया थाना क्षेत्र के कटहरवा गाँव में पुलिस द्वारा गोली चालन 
की घटना की न्यायिक जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने न्यायिक जाँच आयोग अधिनियम , 1952 ( संख्या 60 / 1952 ) 
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ( सेवानिवृत्त ) श्री राजेन्द्र प्रसाद, पटना उच्च न्यायालय 
की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया था । विभागीय अधिसूचना संख्या 179 दिनांक 08. 
01. 2016 द्वारा आयोग का अंतिम अवधि विस्तार दिनांक 04. 07 . 2016 तक किया गया था । 

चूंकि आयोग द्वारा दिनांक 02. 07. 2016 को अपना जाँच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जा चुका है, अतः 
उपर्युक्त स्थिति में दिनांक 05.07.2016 के प्रभाव से बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग को विघटित किया 
जाता है । 

( सं0 बी / पु०फायरिंग (बगहा) - 02 / 2013 - 6802 / सी0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार, 

सरकार के विशेष सचिव । 

20 जुलाई 2016 
एस0ओ0 162 , एस0ओ0 161, दिनांक 21 जुलाई 2016 का अंग्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खंड ( 3) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

( सं0 बी / पु०फायरिंग ( बगहा) -02 / 2013 - 6802 / सीo) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


RER ? JUTC (3THTERUT) , 21 JIGIS 2016 

The 20th July 2016 
S.O . 161 dated the 21st July 2016 — Whereas vide Home Department (Special 
Branch ) Notification No. B / Pol.firing ( Bagaha )- 02 / 2013 -5860 Dated 04th July 2013 , the 
Governor of Bihar was pleased to constitute an Inquiry Commission under the Commission 
of Inquiry Act 1952 (No. 60 of 1952) for inquiring into the incident of police firing , which 
took place on 24 June, 2013 in the village Katharwa under the Police Station Naurangia of 
Police District Bagaha under the Chairmanship of Shri Rajendra Prasad Hon ble Justice 
(Retd .) , Patna High Court Patna . The last extension of Commission was accorded vide 
departmental notification no . 179 dt. 08.01.2016 . 

Whereas, the commission has submitted its final inquiry report to the Govt. on 
02 .07 . 2016 , in this circumstance , The Bagaha police Firing Judicial Inquiry Commission is 
dissolved w . e.f 05 .07 .2016 . 

(No. B / Pol. firing ( Bagaha )-02 /2013 — 6802 /C ) 
By order of the Governor of Bihar, 

JITENDRA KUMAR , 
Special Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC (3HTERUT) 608 - 571+ 100 -foodton 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


